निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 38 


28 भाद्र 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

19 सितम्बर 2018 ( ई 0 ) 


विधेयक, 


--- 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 - बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
भाग-1 -नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

उक्त विधान मंडल में 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1 -क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0, आई 0एससी 0, 

पुरःस्थापन के पूर्व 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , 

एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 - इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
एड0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
आदि । 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 -बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 -विज्ञापन 

--- 
निकाले गये विनियम , 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 15-16 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

सूचनाएं इत्यादि । 

17-17 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 


- 


--- 


आदेश , 


--- 


भाग- 4 -बिहार अधिनियम 


--- 


पूरक - क 


18-19 


2 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 

सूचनाएं । 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2018 
सं ० 16 / एच.1-10 / 2016-1122 ( आ ० चि ०) / स्वा ० -- विभागीय अधिसूचना संख्या -861 ( आ ०चि ०), दिनांक -29.06. 
2018 के द्वारा डा ० अब्दुल मन्नान अंसारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, औरंगाबाद को 
स्थानांतरित कर जिला संयुक्त औषधालय, सासाराम में पदस्थापित किया गया था । डा ० अब्दुल मन्नान अंसारी, होमियोपैथिक 
चिकित्सा पदाधिकारी, जिला संयुक्त औषधालय, औरंगाबाद की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त डा ० 
अब्दुल मन्नान अंसारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी "जिला संयुक्त औषधालय, सासाराम " को "जिला संयुक्त 
औषधालय, गया में स्थानांतरित कर पदस्थापित किया जाता है । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नागेन्द्र प्रसाद , उप - सचिव । 


सं ० 16 / सी.1-12 / 2011--1138 ( आ ० चि ०) 

स्वास्थ्य विभाग 


प्रेषक , 


डा ० राजीव कुमार 


सरकार के अपर सचिव 


सेवा में , 


विषय : 


महालेखाकार, बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना 
प्रभारी पदाधिकारी, 
वित्त (वैदा० नि ० को ०) विभाग, बिहार , पटना 

पटना / दिनांक 5 सितम्बर 2018 
सी ० डब्लुजे० सी ० संख्या 3852/2011 में दिनांक 31.01.2018 को पारित आदेश एवं स्वास्थ्य 
विभागीय पत्रांक 243(3 ), दिनांक 22.05.2017 के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग 
के चिकित्सा पदाधिकारी की भांति बिहार आयुष ( आयुर्वेदिक , यूनानी एवं होमियोपैथिक ) 
चिकित्सा शिक्षण सेवा सम्वर्ग के शैक्षणिक पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 
28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है, उन्हे 65 वर्ष की आयु तक 
सेवा में मानते हुये तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP( civil) cc संख्या 
24758-24765 / 2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की 
गई राशि सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति एवं 
एतद् सम्बंधी भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारियों से राशि की वसूली का 
लिखित शपथनामा ( Undertaking) विहित प्रपत्र में लेने के बाद प्राधिकार पत्र / वेतन पर्ची 
निर्गत करने का प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बंध में । 


महाशय, 


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 825 दिनांक 
28.01.2011 के द्वारा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के स्नातकोत्तर डिग्री धारक चिकित्सकों की सेवा निवृति की उम्र 
सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई तथा वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 11637 दिनांक 22.12.2011 के द्वारा बिहार 
स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक को सेवा निवृति की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गयी । 

2. स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 243(3), दिनांक 22.05.2017 द्वारा अवमाननावाद संख्या 1674 / 2012 में दिनांक 26.04. 
2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में 
दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है, उन्हे 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुये 
तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP (civil ) cc संख्या 24758-24765 / 2016 में पारित होने वाले आदेश से 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


3 


प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की 
स्वीकृति दी गई है । 

आयुष निदेशालय के शैक्षणिक विभाग में 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच कुल 05 ( पांच) शैक्षणिक पदाधिकारी 
सेवानिवृत हुये है । 

3. समादेश याचिका संख्या 3852/2011 डा ० रमेष चन्द्र झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च 
न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 31.01.2018 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है: 

In the above said view of the matter, the respondents are directed to consider the case 
of the petitioner in the same terms and on the same line as have been done in the case of 
similarly situated persons. The respondents are also obliged to provide all such benefits, though 
subject to the condition as has been imposed by them in respect of others , to the present 
petitioner as well. An appropriate order in this regard must be passed within a period of two 
months from the date of receipt/ production of a copy of this order. 

4. अतः सी ० डब्लुजे० सी ० संख्या 3852/2011 में दिनांक 31.01.2018 को पारित आदेश एवं स्वास्थ्य विभागीय 
पत्रांक 243(3), दिनांक 22.05.2017 के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी की भांति बिहार 
आयुष ( आयुर्वेदिक , यूनानी एवं होमियोपैथिक ) चिकित्सा शिक्षण सेवा सम्वर्ग के शैक्षणिक पदाधिकारी जो 62 वर्ष की 

आयु 

में 
दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके है, उन्हे 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुये 
तदनुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP ( civil ) cc संख्या 24758–24765 / 2016 में पारित होने वाले आदेश से 
प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की 
स्वीकृति एवं एतद् सम्बंधी भुगतान करने के पूर्व सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारियों से राशि की वसूली का लिखित शपथनामा 
( Undertaking ) विहित प्रपत्र में लेने के बाद प्राधिकार पत्र / वेतन पर्ची निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

5. एतद् सम्बंधी भुगतान करने हेतु प्राधिकार पत्र / वेतन पर्ची (यथा स्थिति अन्तर राशि का समायोजनोपरान्त) निर्गत 
करने के पूर्व सम्बंधित शैक्षणिक पदाधिकारियों से राशि की वसूली का लिखित शपथनामा ( Undertaking) संलग्न विहित 
प्रपत्र में लेना सुनिश्चित करेंगें एवं प्रतिलिपि विभाग को देंगे । 

विश्वासभाजन , 
( ह0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


सं 0 16 / एच.ई. - 05 / 2006--1137 ( आ ० चि ० ) 

स्वास्थ्य विभाग 


प्रेषक , 


डा ० राजीव कुमार, 

सरकार के अपर सचिव 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार 

वीरचन्द पटेल पथ, पटना 
द्वारा * वित्त विभाग 

पटना / दिनांक 5 सितम्बर 2018 
विषय : 

आयुष निदेशालय , स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत महानिदेशक , आयुष एवं उनके 
कार्यालय हेतु कुल चार पदों के सृजन 

के सम्बन्ध में । 
महाशय, 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना के अंतर्गत एक स्वतंत्र " आयुष 
निदेशालय” का गठन किया गया है । उक्त निदेशालय के अधीन आयुष प्रक्षेत्र की पाँच विधाओं में से तीन विधाओं यथा 
आयुर्वेद, होमियोपैथी एवं यूनानी चिकित्सा की शैक्षणिक संस्थाएँ, अस्पताल एवं राजकीय औषधालय सम्पूर्ण बिहार राज्य में 
संचालित हैं एवं इनमें पदाधिकारी तथा कर्मचारी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । 

2. आयुष निदेशालय हेतु महानिदेशक , आयुष का पद स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1282 ( आ O चि ० ), दिनांक 20 . 
11.2017 द्वारा भारत सरकार के दिशा -निर्देश के आलोक में भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी के लिए कर्णांकित किया गया 


3. प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की दिनांक 30.07.2018 की बैठक की कार्यवाही में महानिदेशक , आयुष, 
महानिदेशक , आयुष के निजी सहायक , आशुलिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग 
समिति द्वारा प्रदान की गई है । 

4. राज्य सरकार द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के गैर शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं इनके सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु 
बिहार जिला आयुष चिकित्सा / राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित / अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) 


4 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


नियमावली 2010 में अंकित आयुष निदेशालय के कतिपय राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद पूर्व से सृजित है किंतु आयुष 
निदेषालय के उक्त नियमावली में यथाप्रावधानित महानिदेशक , आयुष के एक पद के साथ - साथ निदेशालय के सुदृढिकरण 
एवं समुचित विकास के लिए निम्नांकित कुल 04 ( चार) राजपत्रित / अराजपत्रित पदों का सृजन किया जाता है: 

पे बैन्ड 

ग्रेड पे पदों की संख्या 


पदनाम 


क्र ० 
सं ० 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


37400-670000 


10000 


01 पद 


2. 


9300-34800 


4600 


01 पद 


महानिदेशक , 

आयुष ( भा ० व 0 से 0) 
महानिदेशक , 

आयुष 

के निजी सहायक 
आशुलिपिक 
निम्नवर्गीय लिपिक 


3 . 


5200-20200 


2400 


01 पद 


4 . 


5200-20200 


1900 


01 पद 


कुल 


04 पद 


आयुष निदेशालय हेतु महानिदेशक , आयुष के साथ - साथ नवसृजित किये जाने वाले कुल 04 ( चार) पदों पर 
35,78,940 / - अथवा 35,79,000 / -(पैतीस लाख उन्नासी हजार) रू 0 वार्षिक व्यय का अनुमान है । 

6. यह राशि व्यय शीर्ष 2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- अन्य चिकित्सा पद्धतियां -02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 
अन्य प्रणालियां, 101 - आयुर्वेदिक -0001 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय विपत्र कोड- 20-2210021010001 अन्तर्गत उपबंधित 
राशि से विकलनीय होगा । 


विश्वासभाजन , 


( ह0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

7 सितम्बर 2018 
सं 0 यो ० स्था 03 / 06 - यो 0 प0-01 / 2018-5291 / यो 0वि 0 -- श्री जी 0 एस0 कांग , पूर्व मुख्य सचिव , बिहार को बिहार 
राज्य योजना पर्षद के उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मनीष कुमार वर्मा, सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 
12 सितम्बर 2018 


सं 0 7 / सी 0 सी 0 ए0-1024 / 2001 ( खंड-II) गृ0 आ 0 / 7996 --बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम , 1981 (7/81 ) की 
अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला 
दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 
गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या -5421, दिनांक 21.06.2018 के क्रम में अगले तीन महीनों के 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


5 


लिए अर्थात दिनांक 01.10.2018 से 31.12.2018 तक (एक अक्टूबर दो हजार अठारह से एकतीस दिसम्बर दो हजार अठारह 
तक ) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 अगस्त 2018 
सं 0 12 / प0 ( का ० दंडा0) -1701/18 सा 0प्र0-11661 -- पर्यवेक्षकीय सेवा के निम्नांकित प्रतिनियुक्त कार्यपालक 
दंडाधिकारियों को स्तम्भ -4 में अंकित वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -5 में अंकित 
अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्रम पदाधिकारी का नाम , 

पैतृक विभाग वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन का पद 
सं ० आई 0 डी 0 सं 0 एवं गृह जिला 

एवं अनुमंडल का नाम 


1 


1 


2 
श्री अरविन्द कुमार, 
RDD / 000457 , नालंदा । 


3 
अर्थ एवं सांख्यिकी 
निदेशालय । 


4 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 

बेगूसराय सदर । 


5 
कार्यपालक दंडाधिकारी, 

पटना सदर । 


2 


श्री चन्द्रशेखर ठाकुर , 


ग्रामीण विकास विभाग । 


कार्यपालक दंडाधिकारी, 
रोसड़ा, समस्तीपुर । 


कार्यपालक दंडाधिकारी, 

पटनासिटी । 


RDD/ 001428, दरभंगा । 


उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट -2, 1974) की धारा -20 के अन्तर्गत 
संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड 
प्रक्रिया संहिता -1973 ( एक्ट -2, 1974 ) की धारा -144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शक्तियाँ भी प्रदान की 
जाती हैं । 
3. स्थानान्तरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलम्ब नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


23 अगस्त 2018 
सं 0 12 / वि0-5020 / 2017 सा 0 प्र0-11272- श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह, से 0 नि 0, बिहार प्रषासनिक सेवा, कोटि 
क्रमांक- 214/99 , के द्वारा दिनांक 24.02.88 से 28.04.88 तक ( कुल 65 दिन ) एवं दिनांक 24.04.92 से 27.09.92 तक ( कुल 
157 दिन) उपभोग किये गये छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 230 एवं 248 के तहत् उपार्जित छुट्टी की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


29 अगस्त 2018 
सं 0 12 / प0 ( मू० को 0) -5003/ 15 - सा 0प्र0-11645 --बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवाएं वापस 
लेते हुए / स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है/ पदस्थापन 
हेतु संबंधित विभाग में सेवाएं सौंपी जाती है: 
कम पदाधिकारी का नाम, कोटि वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम 
सं ० कमांक एवं गृह जिला 

4 
श्री अनिल कुमार आर्य, वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, तेघड़ा, बेगूसराय के पद पर 
811/11, मुंगेर मुजफ्फरपुर 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री इष्टदेव महादेव , 1191/11, वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी , गया के पद पर पदस्थापन 
समस्तीपुर जहानाबाद 

हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री संजय कुमार, 1215/11 , वरीय उप समाहर्ता, रोहतास भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज, पूर्वी चंपारण के पद पर 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 


2 


3 


1 
1 


2 


w 


पटना 


6 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


श्री राकेश रंजन, 1226/11 , वरीय उप समाहर्ता, अरबल भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिकरहना, पूर्वी चंपारण के पद पर 
पटना 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री परमानन्द साह, 1231/11, | वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवगछिया, भागलपुर के पद पर 
सारण गोपालगंज 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री देवेन्द्र प्रताप शाही , वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, डुमराँव, बक्सर के पद पर 
1264/11 , गोरखपुर, उ0 प्र0 गोपालगंज 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्रीमती मोना झा , 1309/11, 

वरीय उप समाहर्ता. भूमि सुधार उप समाहर्ता, वायसी, पूर्णियाँ के पद पर 
सुपौल समस्तीपुर 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री मुकेश कुमार, 1346/11, वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, आरा सदर, भोजपुर के पद पर 
पटना लखीसराय 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री दुष्यन्त कुमार , 1417/11, वरीय उप समाहर्ता, कैमूर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर के पद पर पदस्थापन 
गया 

हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री प्रेम कान्त सूर्य, 1363/11 , | वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम सदर , रोहतास के पद पर 
जहानाबाद 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री संजीव कुमार, 1435/11 , 

जिला प्रबंधक , राज्य खाद्य भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी, मधुवनी के पद पर 
सीतामढ़ी 

एवं असैनिक आपूर्ति निगम , पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
बक्सर 

( अपने वेतनमानमें ) 
मो 0 इमरान, 713/11, वरीय उप समाहर्ता, सिवान भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगहा, पश्चिम चंपारण के पद पर 
भागलपुर 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री अंजय कुमार राय, 

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हथुआ, गोपालगंज के पद पर 
775/11, बेगूसराय 

नगर परिषद, डेहरी पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री महेश्वर प्रसाद सिंह , नगर कार्यपालक पदाधिकारी , | भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास, मधुबनी के पद पर 
1098 / 11, कटिहार नगर परिषद, अररिया 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री राजेन्द्र दास, 1136/11 , 

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहरसा सदर के पद पर पदस्थापन 
पूर्णियाँ किशनगंज 

हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री मनोज कुमार, 1146/11, नगर कार्यपालक पदाधिकारी , | भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर , दरभंगा के पद पर 
समस्तीपुर 

नगर पंचायत, कहलगांव पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री प्रवीण कुमार , 1164/11, 

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज , सिवान के पद पर 
नालन्दा मधेपुरा 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, 1168/11, वरीय उप समाहर्ता, रोहतास भूमि सुधार उप समाहर्ता, दलसिंहसराय, समस्तीपुर के पद पर 
नालन्दा 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,पटना में । 
श्री रोहित कुमार, 1349/11, निदेशक , लेखा प्रशासन एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, जगदीशपुर , भोजपुर के पद पर 
रोहतास 

स्वनियोजन, जिला ग्रामीण पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
विकास अभिकरण , सीतामढ़ी 

( अपने वेतनमान में ) 
श्री आदित्य कुमार झा , 

-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चकिया, पूर्वी चंपारण के पद पर 
1350/11, भागलपुर 

पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में । 
( अपने वेतनमान में ) 
श्री सत्यनारायण मंडल , जिला पंचायतराज 

जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सिवान । 
688/11 , पूर्णियाँ 

पदाधिकारी, 

किशनगंज 
( अधिसूचित जिला पंचा0 राज 

पदा0, मधुबनी) । 
श्रीमती बेबी कुमारी , 

वरीय उप समाहर्ता. सारण उपाधीक्षक पशुगणना , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार , 
1416/11, पटना 

( अधिसूचित अनु 0 लोक शि o पटना । 

निवारण पदाधिकारी ,मसौढ़ी ) 
श्री सुभाष नारायण , 

वरीय उप समाहर्ता, गया वरीय उप समाहर्ता, पटना । 
1145/11, गिरिडीह, झारखंड 


15 


16 


, 


17 


18 


19 


20 


जिला भू 


बांका । 


21 


22 


23 


, 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


7 


24 डॉ 0 अनुपमा कुमारी, वरीय उप समाहर्ता, नवादा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी , मसौढ़ी , 
1353/11, सुपौल । 

पटना । 
25 मो 0 मुस्ताक , 692/11, 

वरीय उप समाहर्ता, पूर्वी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जहानाबाद । 
पूर्णिया 

चंपारण, मोतिहारी । 
26 श्री शिव शंकर प्रसाद , पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर । 
630/11, झारखंड 
27 श्री अमरेश कुमार अमर, 

पदस्थापन की प्रतीक्षा में । वरीय उप समाहर्ता, कैमूर । 
1149/11 , गया 

2. उपर्युक्त कमांक- 23, 26 एवं 27 पर अंकित पदाधिकारियों को दंड प्रकिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा -20 के अन्तत 
संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रकिया संहिता 1973 ( एक्ट 
2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


10 सितम्बर 2018 
सं 0 12/ 10-1008 / 10- सा 0प्र0-12114--- श्री अंजनि कुमार, वि 0प्र 0 से0 कोटि कमांक 925/11, गृह जिला-नालन्दा को विशेष कार्य 
पदाधिकारी, गृह (कारा ) विभाग, बिहार, पटना के पद से स्थानान्तरित करते हुए उप सचिव- सह-उप निदेशक ( 40 ),( अपने वेतनमान में ) 
निरीक्षणालय कारा एवं सुधार सेवाएं, गृह विभाग ( कारा), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


, 


. 


10 सितम्बर 2018 
सं 0 12/ वि0-6010/ 15 - सा 0प्र0-12115---विहार स्थित विभिन्न जिलों में गेल ( इंडिया ) लिमिटेड द्वारा संचालित नेचुरल गैस पाईप 
लाईन परियोजना के कार्य के संचालन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त पदस्थापन 
वाले जिला में P & MP Act 1962 के तहत सक्षम प्राधिकार के रूप में गेल (इंडिया) लिमिटेड के अधीन कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया 


जाता है : 


कम 


पदाधिकारी का नाम , को 0 क 0 एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


सं 0 


2 


3 


1 
1 
2 
3 

4 


श्री अविनाश कुमार सिंह, 1055/11 , नालन्दा 
श्री संजय कुमार सिंह, 1273/11, भागलपुर 
श्री सलीम अख्तर , 1184/11, भोजपुर 
श्री संजीव कुमार, 1396/11 , बेगूसराय 


भूमि सुधार उप समाहर्ता, औरंगाबाद सदर । 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिया सदर । 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया सदर । 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज सदर । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


29 अगस्त 2018 
सं0 12 / प0 (मूको0) -5003 / 15- सा 0प्र0-11644 --बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
स्थानान्तरित करते हुए/ सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 


जाता है : 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम 


कम 
सं 0 


पदाधिकारी का नाम, कोटि 
कमांक एवं गृह जिला 


2 


3 


4 


1 

1 


श्री कपिलेश्वर मंडल , 631/11, 


अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच, पटना । 


मधुवनी 


जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, प0 चंपारण , 
बेतिया 
( अपर समाहर्ता स्तर में उत्कमित ) । 
जिला परिवहन पदाधिकारी. औरंगाबाद 
( अपर समाहर्ता स्तर में उत्कमित) । 


2 


श्री वीरेन्द्र प्रसाद, 616/11, 


अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच , दरभंगा । 


नालन्दा 


8 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


3 


, 


4 


, 


समस्तीपुर 


5 


श्री हरिनारायण पासवान, 

जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच , पश्चिम 
641/11, सहरसा 

असैनिक आपूर्ति निगम , मधुवनी । चंपारण, बेतिया । 

( अपर समाहर्ता स्तर में उत्कमित ) । 
मो 0 बलागउद्दीन, 569/11, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा ( अपर 

अपर समाहा, विभागीय जॉच, गया । 
समाहर्ता स्तर में उत्कमित ) । 
श्री अवधेश राम , 643/11, उ0प्र 0 निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच , सीतामढ़ी । 

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना 

( अपर समाहर्ता स्तर में उत्कमित ) । 
श्री भारत भूषण प्रसाद, 708/11, | जिला परिवहन पदाधिकारी , कैमूर 

अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सारण , 
पटना ( अपर समाहर्ता स्तर में उत्कमित ) । 

छपरा । 
2. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी विना पारगमनकाल का उपभोग किये अपने अधिसूचित पद पर योगदान करना सुनिश्चित 


6 


करेंगे । 


सभी नियंत्री पदाधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अपने नियंत्रणाधीन इस अधिसूचना से आच्छादित पदाधिकारियों को 
अधिसूचित पद पर योगदान देने हेतु अविलम्व विरमित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


कम 


3 


1 

1 


29 अगस्त 2018 
सं0 12 / प0 (मूको0) -5003 / 15- सा0प्र0-11643 --विहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
स्थानान्तरित करते हुए/ सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 
है / पदस्थापन हेतु सेवाएँ सौंपी जाती है: - 
पदाधिकारी का नाम, कोटि 

वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम 
सं ० कमांक एवं गृह जिला 
2 

4 
श्री वीरेन्द्र नारायण पांडेय , जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शेखपुरा जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर 
771/11, बक्सर ( उप सचिव स्तर में उत्कमित ) पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 

विभाग, पटना में । 
2 मो 0 उमैर, 977/11 , रोहतास वरीय उप समाहर्ता, सारण जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर 

( उप सचिव स्तर में उत्कमित ) पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार 

विभाग, पटना में ।। 
श्री राजेश कुमार, 1012/11, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
सारण वेगूसराय 

ग्रामीण विकास अभिकरण, प0 चंपारण , बेतिया । 
( उप सचिव स्तर में उत्कमित ) 
श्री अमिताभ सिंह , 1044/11, उपाधीक्षक पशुगणना, पशु एवं उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना ( उप 
समस्तीपुर मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, 

सचिव के फ्लोटिंग पद के विरुद्ध ) । 
पटना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


3 


, 


4 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 सितम्बर 2018 
सं 0 1 / पेन0-29 / 2012 - सा 0 प्र0-11864-- कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक 
एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक -25013 / 02 / 2005- AIS || दिनांक -28.06.2012 से निर्गत 
दिशा -निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें ( मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के 
नियम -16 ( 3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख की 
गहन समीक्षा हेतु गठित समिति निम्नवत् पुनर्गठित की जाती है : 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


9 


( i) मुख्य 


सचिव, बिहार 


अध्यक्ष 


(ii) श्री अरुण कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी ० एच: 85 ), 
सम्प्रति विकास 

आयुक्त, 

बिहार 


सदस्य 
(बिहार संवर्ग के शीर्ष वेतनमान के 
पदाधिकारी के रूप में ) 


(iii ) श्री सुधीर त्रिपाठी , भा 0 प्र 0 से 0 ( झा :85 ), 

सम्प्रति मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची 


सदस्य 
(बिहार संवर्ग से बाहर के शीर्ष वेतनमान के 
वैसे पदाधिकारी के रूप में जिनका गृह राज्य 
बिहार नहीं है ) 


( iv ) श्री अमृत लाल मीणा, भा ० प्र ० से 0 ( बी ० एच:89 ), 

सम्प्रति प्रधान सचिव , पथनिर्माण विभाग , 
बिहार , पटना । 


सदस्य 
(बिहार संवर्ग में प्रधन सचिव स्तर के 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 
पदाधिकारी के रूप में ) 


सदस्य सचिव 


( v ) प्रधान सचिव / सचिव, 

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना 


2. उपर्युक्त समिति बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारत सरकार के 
दिशा -निर्देश के आलोक में सेवा अभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी । 

3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की 
अनुशंसा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को भेजी जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
दयानिधान पाण्डेय , अपर सचिव । 


28 अगस्त 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-11541 / श्री अरुण कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0( बी एचः 85 ), प्रधान 
सचिव, जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव , संसदीय कार्य विभाग / क्षेत्रीय विकास 
आयुक्त - सह - अध्यक्ष, स्काडा / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग / राज्य परामर्शदातृ समिति के 
सदस्य सचिव ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त, बिहार के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. श्री अरुण कुमार सिंह अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग और महानिदेशक, बिहार 
लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 
3. यह व्यवस्था दिनांक 31.08.2018 के अपराह्न से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


23 अगस्त 2018 


सं 0 1 / अ0-1001 / 2018 - सा 0 प्र0-11319 -- श्री अंशुल अग्रवाल, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 2016 ) 
तत्कालीन सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, पटना सम्प्रति सहायक सचिव , महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली-1955 के 
नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 16.04.2018 से 22.04.2018 तक कुल 07 दिनों के उपार्जित अवकाश 
की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


21 अगस्त 2018 


सं 0 1 / अ0-13 / 2008 - सा 0 प्र0-11255 -- श्री दिवेश सेहरा भा 0 प्र 0 से 0 (2005 ), प्रबंध निदेशक, 
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड , पटना ( अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव , 
पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना ) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 
एवं 20 के अधीन दिनांक -16.08.2018 से 31.08.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री दिवेश सेहरा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री बिन्देश्वर लाल, सचिव , अजाविनी प्रबंध 
निदेशक , बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड , पटना के प्रभार में रहेंगे । 

3. श्री दिवेश सेहरा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में विशेष सचिव, पथनिर्माण विभाग के प्रभार हेतु 
पथ निर्माण विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


20 अगस्त 2018 


सं 0 1 / पी0-1004/ 2018 - सा 0 प्र0-11174 - श्री हिमांशु कुमार राय , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच: 2010 ) 
( पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-11175 - श्री अवनीश कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0( बी एचः 2010 ) 
( पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


16 अगस्त 2018 


सं 0 1 / पी0–2004 / 2018 - सा 0 प्र0-11100 / श्री साकेत कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 2009 ), अपर 


सचिव , भवन निर्माण विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम , 


पटना ) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक -25 / 1 / 2018 -ईओ( एम 


एम -1 ) दिनांक -26.07.2018 द्वारा माननीय राज्य मंत्री, संचार / रेल, भारत सरकार, नई दिल्ली ( श्री मनोज 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


11 


सिन्हा ) के आप्त सचिव के रुप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरुप , उन्हें प्रभार त्याग की तिथि से नव 


पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


15 अगस्त 2018 
सं ० 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-11032 -- श्री रवि मनुभाई परमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1992 ), 
प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव , कला, संस्कृति एवं युवा विभाग , 
बिहार, पटना ) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम , पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-11033 - श्री अमित कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 2012), संयुक्त 
सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , 
बिहार राज्य भवननिर्माण निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री अमित कुमार अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग , बिहार , पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


14 अगस्त 2018 


सं 0 1/ अ0-1018 / 2016 - सा 0 प्र0-11031 / श्री मो 0 सलीम , भा 0 प्र 0 से 0( 2005 ), तत्कालीन सचिव, 
राजस्व पर्षद , बिहार , पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1955 के 
नियम -12 , 13 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -9019 दिनांक 09.07.2018 द्वारा दिनांक -09. 
07.2018 से 20.07.2018 तक रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2. प्रश्नगत रूपांतरित अवकाश में मो ० सलीम से प्राप्त विस्तार संबंधी आवेदन के आलोक में 
विभागीय अधिसूचना संख्या -9019 दिनांक 09.07.2018 द्वारा दिनांक 20.07.2018 तक स्वीकृत रूपांतरित 
अवकाश को दिनांक 29.07.2018 तक के लिए विस्तारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


14 अगस्त 2018 
सं 0 1 / अ0-1016 / 2018 - सा 0 प्र0-11030 -- श्री रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2005 ), 
तत्कालीन संयुक्त सचिव , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, पटना सम्प्रति निदेशक, आई सी डी 
एस, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.06.2016 से 17.06.2016 तक कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश 
की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


12 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


7 अगस्त 2018 


सं 0 1 / अ0-1015 / 2018 - सा 0 प्र0-10613 -- श्री योगेश कुमार सागर , भा 0 प्र 0 से 0( 2017 ), सहायक 
समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, गया को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए पेरिस (फांस) की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 
27.08.2018 से 05.09.2018 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के 
रुप में प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

14 सितम्बर 2018 
सं0 नि 0 वि 0 स्था0-122 / 2006-3604 -- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार 
शर्मा को विभागीय अधिसूचना संख्या-4713 दिनांक 06.09.2013 द्वारा निगरानी विभाग के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई में 
अनुबंध के आधार पर तीन वर्षों के लिए पुलिस अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया था । तद्नुसार श्री शर्मा द्वारा 
दिनांक 13.09.2013 को पूर्वाह्न में अपना योगदान समर्पित किया गया, जिसे विभागीय आदेश संख्या -4910 दिनांक 13.09. 
2013 द्वारा स्वीकृत किया गया था । 

उक्त के आलोक में श्री शर्मा के कार्यो की समीक्षा की गई । विचारोपरान्त इनकी सेवा / कार्य काफी संतोषजनक 
पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 3734 दिनांक 06.09.2017 द्वारा इन्हें दिनांक 13.09.2017 से अगले एक 
वर्ष के लिए सेवा अवधि विस्तार किया गया था । 

3. पुनः इनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने के फलस्वरूप श्री अरूण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक , विशेष 
निगरानी इकाई , बिहार , पटना को दिनांक 13.09.2018 से दिनांक 10.05.2019 ( 68 वर्ष आयु पूरी करने तक ) के 
लिए सेवा अवधि का विस्तार किया जाता है । 

4. नियोजन संबंधी पूर्वनिर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -4713 दिनांक 06.09.2013 की कंडिका -2 यथावत् रहेगी । 
5. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


| 


Office of The Commissioner , Magadh Division , Gaya 


Office Orders 

The 6th September 2018 
No. XIL- रा०-31 / 2017-2519 ---In the light of proposal received fromCollector, Nawada 
( letter no . 243dt.23/ 07/ 2018 ) power of certificate officer have been delegated to following officer 
for disposal of certificate cases u / s 3 (3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 
Sl. Name of Officer Designation 

Remarks 
Sri Devendra Suman Executive Officer , Nagar Parisad , Nawada Nagar Parisad 

Nawada 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt.30 / 08 /2018 

By Order, 
Sd/ -Illegible, Secretary to Commissioner. 


1 


The 6th September 2018 
No. VII- रा०-02 / 2018-2520 ---Inthe light of proposal received fromCollector, Arwal (letter 
no. 76dt.19 / 07/ 2018 ) power of certificate officer have been delegated to following officer for 
disposal of certificate cases u /s 3 (3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act . 1914 


PER JGC, 19 fiatale 2018 


13 


Si. 


Name of Officer 

Designation 

Remarks 
Sri Sanjeev Kumar Sinha (BAS) Additional Collector, Arwal 

Arwal 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 30/08/2018 

By Order , 
Sd /-Illegible, Secretary to Commissioner. 


1 


The 6th September 2018 
No. II- FATO – 46 / 2017-2522 --- In the light of proposal received from Collector, Aurangabad 
( letter no . 755dt. 18.07.2018) power of certificate officer have been delegated to following 
officers for disposal of certificate cases u /s 3 (3 ) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 
1914 
Si. Name of Officer Designation 

Remarks 
Sri Mukesh Kr. Singh Dist. Panchaytiraj Officer , 

Aurangabad 
Aurangabad 
2 Sri Avinash Kr. Singh Deputy Collector ( land Reforms), For Aurangabad Sub 
Aurangabad 

division 
3 Sri Krishna Chaudhary Joint Registrar, Co- operative Aurangabad 

Society, Magadh Div ., Gaya -cum 
Dist. Co -operative Officer, 

Aurangabad 
4 Sri Rahul Kumar 

Deputy Collector ( land Reforms), For Daudnagar Sub 
Daudnagar 

division 
5 Sri Raj Kishor Lal Executive Officer, Nagar Parisad , Nagar Parisad , 
Daudnagar 

Daudnagar 
Order of Commissioner,Magadh Division , Gaya dt. 30/08/2018 

By Order , 
Sd /-Illegible, Secretary to Commissioner. 


The 6th 

September 2018 
No. I-reto – 71 / 2017-2521 --- In the light of proposal received from Collector, Arwal ( letter 
no . 651dt. 12/07/2018 ) power of certificate officer have been delegated to following officer for 
disposal of certificate cases u /s 3( 3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914 
Si. Name of Officer 

Designation 

Remarks 
Sri Janardan Kumar 

DTO , Gaya 

Gaya 
2 Sri Md. Kabir 

DPO ,Gaya 

Gaya 
3 Sri LalitRanjan 

LRDC Sadar Gaya 

Sub - Division , 

Sadar Gaya 
Order of Commissioner ,Magadh Division , Gaya dt. 28/07/2018 

By Order , 
Sd /-Illegible , Secretary to Commissioner. 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना 


अधिसूचना 

14 Pige 2018 
vo Fofopelto — 44 / 2016—3611 -- allas Farrez 31f74U fahri, PER , UCHT on 31raghi peri- 338 
दिनांक 25.06.2018 द्वारा श्री संदीप कुमार रजक , अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, सासाराम को स्थानान्तरण करते 


14 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु निगरानी विभाग को सौंपी गयी है । 
तद्नुसार दिनांक 03.07.2018 को पूर्वाहन में श्री रजक द्वारा योगदान समर्पित किया गया है । 

2. उक्त के आलोक में दिनांक 03.07.2018 के पूर्वाह्न से श्री रजक का योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के 
अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
उमेश चन्द्र विश्वास , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 26-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


15 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सामान्य प्रशासन विभाग 

अधिसूचनाएं 


शुद्धि - पत्र 

9 अगस्त 2018 
सं ० 1 / सी0-1008 / 2018 – सा 0 प्र0-10700 --विभागीय अधिसूचना संख्या -12 / प -1008 / 
2010 – सा 0 प्र0-3953 दिनांक 21.03.2018 द्वारा श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि 0 प्र 0 से 0( कोटि क्रमांक -1312/11 ) 
को प्रदत्त सचिव ( अपने वेतनमान में ), बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग , पटना के पद के प्रभार के 
आलोक में अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1008 / 2018 – सा.प्र. - 10358 दिनांक 02.08.2018 (जिसके द्वारा 
भा 0 प्र 0 से 0 के अपर सचिव स्तर के 14 पदाधिकारियों को विशेष सचिव स्तर में दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव 
से प्रोन्नति प्रदान की गयी है ) के क्रमांक -6 की अधिसूचना में दर्ज नाम एवं पदनाम को अधिसूचना के 
निर्गमन की तिथि 02.08.2018 से निम्नवत् संशोधित किया जाता है: 
विभागीय अधिसूचना संख्या -10358 दिनांक 

संशोधित नाम , बैच एवं पदनाम 
02.08.2018 के क्रमांक -1 की तालिका के 
क्रमांक -6 के स्तम्भ -3 में दर्ज नाम , बैच एवं 

पदनाम 
श्रीमती सुजाता चालाना( 2005 ), 

श्रीमती सुजाता चलाना (2005 ), 
अपर सचिव , समाज कल्याण विभाग, बिहार , अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार , 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार- सचिव, बाल अधिकार 

पटना । 
संरक्षण आयोग , पटना) 
2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1 / सी0-1008 / 2018 - सा.प्र. - 10358 दिनांक 02.08.2018 की 
अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

4 सितम्बर 2018 
सं o 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-11852 -- जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के 
पत्रांक - क 0 / स्था0-03 / 2016–471 दिनांक 28.08.2018 द्वारा सोन कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण 
( स्काडा), पटना को बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेंसी (निरसन ) अधिनियम , 2017 के तहत 
दिनांक 01.09.2018 से 

समाप्त / बन्द कर दिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना 
संख्या -1 / पी0-1004 / 2018 – सा 0 प्र0-11542 दिनांक 28.08.2018 को संशोधित करते हुए श्री त्रिपुरारि 


16 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


शरण, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 85 ) को उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष, 
स्काडा, पटना के अतिरिक्त प्रभार के दायित्व से मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 


27 अगस्त 2018 


सं 0 12 / प0 (मूको0) -5003 / 15- सा 0प्र0-11433 ---विभागीय अधिसूचना सं0-11361 दिनांक 24.8.2018 के कमांक 10 पर अंकित श्री राज 
कुमार यादव, कोटि कमांक 1174/11, गृह जिला-वेगूसराय के समक्ष वर्तमान पदस्थापन से संबंधित कॉलम -3 में अंकित जिला प्रोग्राम 
पदाधिकारी, सिवान के स्थान पर संशोधित रूप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , कैमूर पढ़ा जाय । 
अधिसूचना सं0-11361 दिनांक 24.8.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , अपर सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

6 सितम्बर 2018 
स 0 12 / प्रो0-1207 / 2011 ( खण्ड ), सा 0 प्र 0 11961 -- विभागीय अधिसूचना सं0- 2361 दिनांक 19.02.2014 के 
क्रमांक -114 पर अंकित श्री शैलेश कुमार दास, बि 0 प्र से0 ( को ० क्र0-1071 / 11 ) के नाम के सम्मुख स्तम्भ- 6 में ग्रेड पे -2 
के बदले ग्रेड पे०-3 की देय तिथि 01.01.2006 के स्थान पर संशोधित रूप में दिनांक 01.07.2006 पढ़ा जाय । 
2. अधिसूचना सं0- 2361 दिनांक 19.02.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राम विशुन राय, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


17 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


, 


सूचना 


सं 0 1238 --मैं निखिल ( NIKHIL), पिता -विनोद कुमार ( VINOD KUMAR) , पता – प्रो. उपेंद्र झा , प्रोफेसर कॉलोनी, 
बेलबानवा, मोतीहारी, थाना – मोतीहारी, पूर्वी चंपारण , बिहार | सभी कागजातों में मेरा नाम निखिल है । शपथ पत्र संख्या 990, 
दिनांक 14.05.2018 से निखिल गर्ग ( NIKHIL GARG) के नाम से जाना जाउंगा । 

निखिल । 
No. 1238 --- 1 Nikhil, S / o Vinod Kumar, R / o -C /o Upendra Jha, Professor Colony, Belbanwa, 
Motihari, P.S. - Motihari Town , East Champaran , Bihar declare vide Affidavit No. 990 , dated 
14.05.2018 that now onwards I will be known as NikhilGarg for all future purposes . 

Nikhil . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


00 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक( अ 0) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

13 सितम्बर 2018 
सं 0 ग्रा 0वि0-14( नि 0 को 0) ट्रैप- पटना -43/ 2018--388841/ ग्रा 0वि0- श्री जयवर्धन गुप्ता, ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी - सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी , घोसवरी, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल 
द्वारा दिनांक 20.08.2018 को परिवादी श्री दिनेश गोप से 1,00,000/ - ( एक लाख रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ 
गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम -9( 2)(क ) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री गुप्ता को कारा निरोध की तिथि 
20.08.2018 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया जाता है । 

2 ) निलंबन की अवधि में श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

3) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री गुप्ता ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना में योगदान देंगे । 
4) निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव -सह- मुख्य निगरानी पदाधिकारी। 


सं 0 कारा / नि 0 को ०( अधी0) -01-12 / 2018--6499 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


संकल्प 

11 सितम्बर 2018 
जिला पदाधिकारी , पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 247 / गो ० दिनांक 21.08.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया 
है कि दिनांक 21.08.2018 को अपराह्न 5:30 बजे जिला पदाधिकारी, बेतिया एवं पुलिस अधीक्षक , बेतिया के द्वारा मंडल कारा , 
बेतिया में की गयी संयुक्त छापेमारी में कारा प्रवेश मुख्य द्वार में बगल में अवस्थित जेनरेटर के बगल के एक कमरे से भारी 
मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई । इसके पूर्व भी दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा, 
बेतिया में की गई छापेमारी में भारी संख्या में मोबाईल एवं अन्य प्रतिबंधित / आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी हुई थी । श्री 
सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया, सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, नवादा को कारा में सत्त निगरानी 
रखनी चाहिए थी परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर अपने कर्तव्य निर्वह्न में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है । 


बिहार गजट , 19 सितम्बर 2018 


19 


2. अतः उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम 9 (1) ( क ) के तहत श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, बेतिया, सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा , 
नवादा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर निर्धारित किया 
जाता है । 

3. श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई 
की जायेगी । 

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के विहित प्रावधानों के 
अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा । 

5. उपरोक्त पर माननीय मुख्य ( गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा 
इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनि कुमार, उप सचिव - सह - उप निदेशक (प्र ०) । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


